OTO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 659 राँची, बुधवार, 


14 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
06 अगस्त, 2019 


संख्या -3/ पद .-01( घ )-02/2014 का .-6352 श्री सर्वेश सिंघल , भा ० व ० से ० ( झाः 1987 ) , प्रधान 
मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजनाएँ, झारखण्ड, राँची को अपने कार्यों के साथ विशेष सचिव , सूचना 
प्रौद्योगिकी एवं ई गर्वेनेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


- 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 659 -- 50 


